निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 469 ) 


3 आश्विन 1930 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 25 सितम्बर 2008 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 
24 सितम्बर 2008 


एस0ओ0 192, दिनांक 25 सितम्बर, 2008 बिहार मूल्य वर्द्धित - कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम सं0 
27 / 2005 ) की धारा -14 की उप - धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल वाणिज्य कर 
विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0ओ0 55 , दिनांक 14 जून 2008 को निम्न रूप में संशोधन करते हैं : 


संशोधन 
विभाग की अधिसूचना संख्या 55 , दिनांक 14 जून 2008 के क्रमांक 1 और 2 में प्रयुक्त शब्द 
" एल0पी0जी0 " शब्द " घरेलू उपयोग में आनेवाले एल0पी0जी0 " द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगें । 

( संचिका सं0 वैट - 8 / 2005 खंड - II ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


24 सितम्बर 2008 
एस0ओ0 193, एस0ओ0 192 , दिनांक 25 सितम्बर, 2008 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड ( 3) के 
अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

संचिका सं0 - वैट - 8 / 2005 खंड - II 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


PER JGTC (3HTERUT) 25 Addol 2008 


The 24th September 2008 
S .O . 192 , dated The 25th September, 2008 -- In exercise of powers conferred by 


sub -section (2 ) of section - 14 of the Bihar Value Added Taxes Act, 2005 (Act. No. 27 of 
2005), the Governor of Bihar is pleased to amend Notification No. S . O . 55 , dated 14th 
June 2008 issued by Commercial Taxes Department in the following way — 


AMENDMENT 


The word L.P .G . used at serial no. 1 and 2 in the Notification No. 55, dated 14th 
June 2008 of the Commercial Taxes Department shall be substituted by the word “ L .P .G . 
for domestic use . 


( File No . VAT - 8 / 2005 Khand II) 
By Order of the Governor of Bihar, 

SUBHAKIRTI MAJUMDAR , 
Commissioner-Cum - Principal Secretary 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार 

पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( 31HTERUT) 469-571+ 1000 - 

S toutoi 


